रजिस्ट्री संडी० एल० - 33004/98 


REGD. NO . D. L.-33004/98 


LilAN 


सत्यपाणवत 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


RDINARY 


option Metall 


असाधारण 
EXTRAORDINARY - 
भाग 1 - खण्ड 3 - उप - खा 
PART II — Section 3. Sub -se 

प्राधिकार से प्रकाशित . . 
PUBLISHED BY AUTHORITY - . . 


सं० 192 ] 
No. 192 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार, मई 29, 1998 / येष्ठ 8, 1920 
NEW DELHI, FRIDAY ,MAY 29, 1998 / JYAISTHA 8 , 1920 


- 


जल - भूतल परिवहन मंत्रालय 


2. सरकारी राजपत्र में केन्द्र सरकार के अनुमोदन के साथ प्रकाशन 
की तारीख से ये प्रवृत्त होंगे । 

3. कोधिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी ( सेवा निवृत्ति ) विनियम, 1977 में 
इसके आगे उक्त विनियम के नाम से निर्दिष्ट है, विनियम 3 में निम्न 
लिखित प्रतिस्थापित किया जाए । 

विनियम - 3 


" 3. सेवानिवृत्ति की आयु : 

इन विनियमों में किसी अन्य व्यवस्था को छोड़कर हर एक 
कर्मचारी साठ साल पूरा होने की माह की अन्तिम तारीख के अपराहन 
को सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेगा । 


( पत्तन पक्ष ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 29 मई, 1998 
सा . का . नि . 281( अ ). - केन्द्र सरकार , महापत्तन न्यास 
अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 132 की उपधारा ( 1 ) के 
साथ पठित धारा 124 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के 
साथ संलग्न अनुसूची में कोचिन पत्तन न्यास कर्मचारी ( सेवा - निवृति ) 
विनियम, 1998 का अनुमोदन करती है । 

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन 
की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

अनुसूची 
महा पत्तन न्यास अधिनियम , 1963 की धारा 28, ( 1963 का 
38 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट एतदद्वारा 
कोधिन पोर्ट कर्मचारी ( सेवा निवृत्ति ) विनियम 1977 में निम्न विनियम 
केन्द्र सरकार के अनुमोदन की शर्त पर संशोधन करके बनाती है तथा उसी 
को उक्त अधिनियम की धारा 124 के अधीन प्रकाशित की जाती है । 

कोचिन पोर्ट कर्मचारी ( सेवा निवृत्ति ) 

विनियम 1977 में संशोधन 
1. इन विनियमों का नाम कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी ( सेवा निवृत्ति ) 
विनियम 1998 है । 


बशर्ते कि कर्मचारी जिनकी जन्म तिथि महीने के . पहली तारीख में 
हो , साठ साल पूरा होने के साथ पूर्वगामी महीने के अन्तिम दिन के 
अपराह को सेवा निवृत्त हो आयेगा । 

उक्त विनियमों में विनियम 4 और उसकी अनुबन्ध में 
निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए । 


विनियम 4 


" 4. सेवा निवृत्ति के बाद सेवा/ पुनर्नियुक्ति का विस्तार 

किसी भी कर्मचारी को साठ साल में सेवा निवृत्त होने के बाद 
सेवा में विस्तार स्वीकार नहीं किया जायेगा : 


बशर्ते कि चिकित्सा या वैज्ञानिक क्षेत्र में विशेषज्ञ, बोर्ड के हित के 
अनुसार, अध्यक्ष द्वारा 62 वर्ष तक सेवा में विस्तार किया जाए तो ऐसी 


1480 / 98 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec . 3 (1)] 


+ 


- 


- 


ULL 


विस्तार आम हित के अनुसार होगा और ऐसी विस्तार का कारण लिखित 
रूप से अंकित किया जायेगा : 


आगे बशर्ते कि उधित प्राधिकारी को सेवा विस्तार की कालावधि 
समाप्त होने की तारीख के पहले पद समाप्ति करने का हक जो स्थाई या 
Parfaat 

4619 # fofort my 
सूचना दी जानी चाहिए और अस्थाई कर्मचारी के मामले में एक महीने की 
अवधि की साचूना या सूचना के बदले वेतन और भत्ता लेकर । 

[ 91. . # . 99r .- 12016/ 14/98 - 7 $ 1 ] 

* 19 , wenn man 
पाद टिप्पणी : --मुख्य विनियम भारतीय राजपत्र में 
f . 10 - 06 - 1978 # HI. . . 7 . 750 HATA HYTTA FL.21. 1. . 
634 ( 37) T . 13- 7 -90 HTAT 44a 401 
MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

(Ports Wing) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 29th May, 1998 . 
G .S .R . 281(E ). — In oxercise of the powers conferred 
by Sub -section (1 ) of Section 124 , road with sựb - section (1) 
of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963,(38 of 
1963), the Central Government horoby approves the Cochin 
Port Employcos (Retirement) Amendment Regulations, 1998 
made by the Board of Trustees for the Port of Cochin and set 
out in the schedule annexed to this notification. 

2 . The said regulations shall come into force on the 
dato of publication of this notification in the OfficialGazette . 


2 . They shall come into effect from the date on which 
Central Government s approval thereto is published in the 
Official Gazette . 

3. In the Cochin Port Employees (Retirement) Regu 
lations, 1977, hereinafter called the said Rogulations, Regu 
lation 3 shall be substituted by the following, Daniely , 

" Age of Retirement: - - : 

Except as otherwise provided in these Regulations, 
every employes shall retire from service on the afternoon of 
the last day of month in which boattains the age of sixty 
years : 

Provided that an employee whose date of birth is 
the first of a month , shall retire from service on the afternoon 
of the last day of the preceding month on attaining the age of 
sixty yoars." 

4 . In the said Regulations , Regulation 4 and 
Annexure thereto shall be substituted by the following, 
namoly : 

“ 4 . Extension of servico/ro -employment after retire 
mont. 

No employee shall be granted extension in service 
beyond the age of retirement of sixty years : 

Provided that a specialist in medical or scientific 
fields,may be grantod extension of service by the Chairman 
upto the age of sixty two years if such extension is in the 
interests of the Board and the grounds for such extension are 
recorded in writing : 

• Provided further that the appropriate authority shall 
have the right to terminate the extopsion ofservico before the 
expiry of such oxtorsion by giving a notice in writing of not 
less than three months in the caso of a permanent or a quasi 
permanent employee, or, of onemonth in the case of a tem 
porary employee , or, pay and allowance in lieu of such 
notice ." 

[F . No. P .R .- 12016 /14 /98 /PE - l] 

K V . RAO , Jt . Socy. 
FOOT NOTE : The principal Regulations were published in 

the Gazette of India dtd . 10 -6 - 1978 vido GSR 
No. 750 , and lastly amended vide G . S .R . No . 
634 ( E ) dated 13 - 7 - 1990 . 


by Sub GS.R. 2810€ ). Las the 29th May. 10 


: SCHEDULE 
THE COCHIN PORT EMPLOYEES (RETIREMENT ) 

(AMENDMENT) REGULATIONS, 1998 

In exercise of the powers conferred by Section 28 of 
the Major Port Trusts Act, 1963 ( 38 of 1963), the Cochin 
Port Trust hereby makes the following Regulations to amend 
the Cochin Port Employees (Rotiroment) Regulations, 1977 , 
subject to the approval of the Central Govt. and the same is 
published herein as roquired under Section 124 of said Act. 

1. These Regulations may be called the Cochin Port 
Trust Employees (Rotiromont) (Amendment) Regulations, 
1998 . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Dolhi-110064 

and Published by the Controllor of Publloations, Dalhi- 110054 — 1998. 


